रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. 0. L.-33004/99 


Wea & Usa 
Che Gazette of Jndia 


Osh. -S7. Wet. -37.-0502023-24956 
CG-DL-E-0502023-24956 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 
भाग तर--खण्ड 3---उप-खण्ड (ii) 
PART II—Section 3—Sub-section (ii) 


प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 
सं. 459] नई दिल्ली, बुधवार, अक्तूबर 4, 2023/आशिवन 2, 945 
No. 459] NEW DELHI, WEDNESDAY, OCTOBER, 4, 2023/ASVINA 2, 945 


सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय 
अधिसूचना 
नई दिल्‍ली, 3 अक्तूबर, 2023 

का.आ. 4330(अ).--केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 956 (7956 का 48) (जिसे इसमें इसके 
पश्चात्‌ उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उपधारा () के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क 
परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 2202 तारीख 4705/2023, जो भारत के राजपत्र, 
असाधारण, भाग Il, खण्ड 3, उपखंड (ii) F प्रकाशित की गई थी, द्वारा जम्मू और कश्मीर राज्य के कठुआ जिले में NH- 
NE5 के कि.मी. 432.3 से कि.मी.475.7 (कठुआ) तक के राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण (चोड़ाकरने / चार लेन का बनाने, 
आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के 
अपने आशय की घोषणा की थी ; 


और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उपधारा (3) के अधीन तारीख "9-05-2023 " 
को "डेली एक्सेलसियर" और "अमर उजाला" दोनों में प्रकाशित किया गया था ; 


और AAT प्राप्त हुए थे और सक्षम प्राधिकारी ने उन पर विचार कर लिया है और आक्षेपों को अननुज्ञात कर दिया 
है; 

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (॥) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार को अपनी 
रिपोर्ट दे दी है; 


6284 GI/2023 (.) 


2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] 


अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3a 
की STAT (॥) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का 
पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए; 


और अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि 
इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप 
से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी। 


अनुसूची 
जम्मू और कश्मीर राज्य के कठुआ जिले में NH-NE5 के कि.मी. 432.3 से कि.मी. 475.7 (कठुआ) के लिए अर्जन की जाने 
वाली संरचना सहित अथवा संरचना रहित विवरण। 


राज्य का नाम: जम्मू और कश्मीर जिले का नाम: कठुआ 
सर्वेक्षण संख्या भूमि का प्रकार | भूमि की प्रकृति | भूमि का क्षेत्रफल भूस्वामी/ हितबद्ध 
संख्या (हेक्टेयर में) व्यक्तियों का नाम 


तालुक का नाम: कठुआ 
गांव का नाम: रख होशियारी 


सरकारी गैर कृषि 0253)|368 मिन: राज्य 
पीडब्ल्यूडी के कब्जे में 


कृषि/ गैर कृषि 0506|605 मिन (5 मरला) 
अभिमन्यु देव सिंह 
जम्वाल पुत्र एमएसटी। 
सुकृति जामवाल पुत्री 
कु. नीलम जम्वाल पत्नी 
तेजिंदर देव सिंह को ॥ 
शेयर बराबर, AAT 
देव सिंह, रंधेराज देव 
सिंह पुत्र बनारस देव 
सिंह को 35 कनाल 8 
मरला, एमएसटी में से 
2 शेयर बराबर। 
प्रिमला सिंह, शकुंतला 
ठाकुर, कामिता 
'जसरोटिया पुत्री 
बनारस देव सिंह 37 
कनाल-7 मरला 
निवासी रायपुर 
STATA जम्मू ए/पी 
राख होशियारी में से 
बराबर हिस्से Al स्वयं 
खेती / 605 मिन 
(0.72 मरला): ब्रजेश 
अजरावत पुत्र देवल 


प्रकाश अजरावत 
निवासी राजबाग 
तहसील हीरानगर 


[भाग ave 3(ii)] भारत का राजपत्र : असाधारण 3 


वेंडी। 605 मिन (.38 
मरला): निर्मला देवी 
पत्नी जगदीश राज, 
सतीश कुमार, 
कमलजीत सिंह पूत्र 
'एमएसटी। मंजीत 
कुमारी पुत्री एमएसटी। 
सीता देवी पत्नी प्रीतम 
दास जाट निवासी 
क्रांदी कलां तहसील 
हीरानगर वेंडी। 605 
fa (0.97 मरला): 
सुर्रिदर सिंह पुत्र 
गुरबचन सिंह जट्ट 
निवासी राख 
होशियारी ast! 605 
fat (2 मरला): सुजान 
सिंह पुत्र संता सिंह उर्फ 
संत सिंह निवासी राख 
होशियारी वेंडी। 


3 — सरकारी गैर कृषि 0.4252|606 मिन: राज्य / 
शमशेर सिंह पुत्र बृज 
सिंह राजपूत निवासी 
दिह आवंटी / बिना कब्जे 
के 


4 607 सरकारी गैर कृषि 0.0784|राज्य भूमि 
कुल योग [| _ _|; 


कुल ALT 0.2795 


[फा. सं. ॥७॥।8॥?2॥॥/3ह॥770/0/0९02/004/30] 


अभय जैन, उप सचिव 


MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS 
NOTIFICATION 
New Delhi, the 3rd October, 2023 


S.O. 4330(E).—Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport 
and Highways, S.0.2202(E)Dated 7-05-2023, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part वी, Section 3, 
Sub-section (ii) issued under sub-section () of section 3A of the National Highway Act, 956 (48 of 956) 
(hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intention to acquire the land specified in 
the Schedule annexed to the said notification for building (widening/four-laning, etc.), maintenance, management and 
operation of Newly Proposed Delhi-Ludhiana-Amritsar-Katra Expressway in the stretch land from Km 432.300 to 
Km 475.700 in the district of Kathua in the U.T of JAMMU & KASHMIR. 


And whereas the substance of the said notification has been published in “Daily Excelsior & Amar Ujala” 
dated !9-05-2023 under sub-section (3) of section 3A of the said Act; 


And whereas objections have been received and the same have been considered and disallowed by the 
Competent Authority; 


And whereas, in pursuance of sub-section (l) of section 3D of the said Act, the Competent Authority has 
submitted its report to the Central Government; 


4 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] 


Now, therefore, upon receipt of the said report of the Competent Authority and in exercise of the powers 
conferred by the sub-section (.) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land 
specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose; 


And further, in pursuance of sub-section (2) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares 
that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the said Schedule shall vest 
absolutely in the Central Government, free from all encumbrances. 


SCHEDULE 


Brief Description of the land to be acquired with or without structures falling on N.H no. NES (Delhi-Ludhiana- 
Amritsar-Katra Expressway) in the stretch of Land from Km. 432.300 to Km. 475.700 in the district of Kathua in the 
U.T of JAMMU & KASHMIR. 


State: JAMMU & KASHMIR District: KATHUA 


Area Name of Land 
(in Hectares)|| Owner/Interested 
Person 


Taluk: Kathua 
Village: Rakh Hoshiari 


Government Non Agriculture 0.0253000]|368 Min : State in the 
possession of PWD 


Private Agriculture/Non 0.0506000]/605 Min (I5 Marla) 
Agriculture Abhimanyu Dev 
Singh Jamwal son 
Mst. Sukriti Jamwal 
daughter Mst. Neelam 
Jamwal Wd/o 
Tejinder Dev Singh | 
share in equal , 
Surinder Dev Singh , 
Randheraj Dev Singh 
Ss/o Benaras Dev 
Singh 2 shares in 
equal out of 35 
Kanal 8 Marla , Mst. 
Primla Singh , 
Shakuntala Thakur , 
Kamita Jasrotia Ds/o 
Benaras Dev Singh in 
equal share out of 
37Kanal-7 Marla R/o 
Raipur Domana 


(0.72 Marla) : Brajesh 
Ajrawat S/o Dewal 
Prakash Ajrawat R/o 
Rajbagh Tehsil 


: Nirmmla Devi Wd/o 
Jagdish Raj , Satish 
Kumar , Kamaljeet 
Singh sons Mst. 
Manjeet Kumari D/o 
Mst. Sita Devi Wd/o 
Pritam Dass Jatt R/o 
Krandi Kalan Tehsil 


[भाग I—ave 3(ii)] भारत का राजपत्र : असाधारण 


Hiranagar Vendee. 
605 Min (0.97 Marla) 
: Surinder Singh S/o 
Gurbachan Singh Jatt 
R/o Rakh Hoshyari 
Vendee. 605 Min (2 
Marla ) : Sujan Singh 
S/o Santa Singh Alias 
Sant Singh R/o Rakh 
Hoshyari Vendee. 


3 —— Government Non Agriculture 0.252000}/606 Min : State / 
Shamsher Singh S/o 
Brij Singh Rajput R/o 
Deh Allottee / 
Without Possession 


4 607 Government Non Agriculture 0.0784000]|State Land 


Total 0.2795 


[F. No. NHAI/PIU/Jammu/DAKP/00/3D] 
ABHAY JAIN, Dy. Secy. 


Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-0064 
4 SARVESH KUMAR 


and Published by the Controller of Publications, Delhi-]l0054. stvastava 


